- 


- 


- 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


__ REGD. NO . D. L.- 33004 / 99 


- 


M 


ANAY . 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3...- उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 11 , 2012/ आषाढ़ 20 , 1934 
NEW DELHI, WEDNESDAY , JULY 11, 2012/ ASADHA 20, 1934 


सं. 1304 ] 
No. 13041 


गृह मंत्रालय 
( आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग ) 

अधिसूचना 
- नई दिल्ली, 11 जुलाई , 2012 
का. आ. 1545( अ), - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) 
की धारा 24 की उप - धारा ( 8 ) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण 
अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 15 की 
उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, 
एतद्द्वारा , विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा 
चलाए गए मामलों, बिहार राज्य के भू- भाग में विधि द्वारा स्थापित 
पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित 
अपीलों , पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए 
श्री सुधांशु कुमार लाल , अधिवक्ता, श्री लल्लन प्रसाद सिन्हा , अधिवक्ता 
तथा श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह , अधिवक्ता को विशेष लोक 
अभियोजक नियुक्त करती है । , 

[ फा. सं. 11034/ 30 / 2009-- आई एस - VI (IV ) ] 

___ धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
( Internal Security-I Division ) 

NOTIFICATION 
. New Delhi,the 11th July , 2012 
S. 0 . 1545 ( E ). ---In exercise of the powers conferred 
by sub - section (1 ) of Section 15 of the National 


Investigation Agency Act, 2008 (34 of2008 ), read with sub 
section ( 8 ) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 
1973 (2 of 1974 ), the CentralGovernment hereby appoints 
Shri Sudhanshu Kumar Lal, Advocate , Shri Lallan Prasad 
Sinha , Advocate and Shri Akhileshwar Prasad Singh , 
Advocate as Special Public Prosecutor( s ) for conducting 
the cases instituted by the National Investigation Agency 
in the trial court , appeals, revisions or othermatters arising 
out of the case in revisional or appellate courts established 
by law in the territory of the State of Bihar . 

[ F. No . 11034 /30/ 2009 -IS- VI (IV )] 
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy. 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 11 जुलाई , 2012 
का . आ. 1546 ( ).- -दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) 
की धारा 24 की उप - धारा ( 8 ) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण 
अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 15 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार , 
एतद्द्वारा , विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा 
चलाए गए मामलों, झारखंड राज्य के भू - भाग में विधि द्वारा स्थापित 
पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित 
अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए 
श्री रोहित रंजन प्रसाद , अधिवक्ता तथा श्री सुशील रंजन दास , 
अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 
[ फा. सं. 11034/ 30/ 2009 - आई एस - VI (IV)] 

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव 


2549 GI/ 2012 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( ii)] 


NOTIFICATION 

अधिसूचना 
New Delhi, the 11th July, 2012 

नई दिल्ली , 11 जुलाई , 2012 
S . O . 1546 ( E ). — In exercise of the powers conferred 

का. आ. 1548( अ). — दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का 2 ) 
by sub - section ( 1) of Section 15 of the National 
Investigation Agency Act, 2008 ( 34 of 2008 ), read with sub 

की धारा 24 की उप - धारा ( 8 ) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण 
section (8 ) ofSection 24 of the Code of Criminal Procedure , अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 15 की 
1973 (2 of 1974 ), the Central Govemment hereby appoints उप - धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , 
Shri Rohit Ranjan Prasad , Advocate and Shri Sushil Ranjan 

एतद्द्वारा , विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा 
Das, Advocate as Special Public Prosecutor (s) for 

चलाए गए मामलों, सिक्किम राज्य के भू - भाग में विधि द्वारा स्थापित 
conducting the cases instituted by the National 
Investigation Agericy in the trial courts, appeals, revisions 

पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित 
or other matters arising out of the case in revisional or अपीलों , पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए 
appellate courts established by law in the territory of the सुश्री गीता गजमेरे, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त 
State of Jharkhand . 

करती है । 
[ E No. 11034/ 30/ 2009-IS- VI (IVI ] 

[ फा. सं. 11034/30/ 2009 - आई एस - VI (IV) ] 
.. DHARMENDRA SHARMA , Jt. Secy. 

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव 
अधिसूचना 

- NOTIFICATION 
नई दिल्ली, 11 जुलाई , 2012 

New Delhi, the 11th July , 2012 
का. आ . 1547 ( अ). -- दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का 2 ) 

S . O . 1548 ( E ). - In exercise of the powers conferred 
की धारा 24 की उप - धारा ( 8 ) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण 

by sub - section ( 1 ) of Section 15 of the National 
अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 15 की Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008 ), read with sub 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , section (8 ) of Section 24 ofthe Code of CriminalProcedure, 
एतद्द्वारा, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा 

1973 (2 of 1974 ), the CentralGovemmenthereby appoints 
चलाए गए मामलों , ओडिशा राज्य के भू - भाग में विधि द्वारा स्थापित 

Ms.Geeta Gazmere, Advocate as Special Public Prosecutor 

for conducting the cases instituted by the National 
पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित 

Investigation Agency in the trial courts , appeals , revisions 
अपीलों , पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए or other matters arising out of the case in revisional or 
श्री देबा प्रसाद दास , अधिवक्ता, श्री संतोष कुमार मुन्ड , अधिवक्ता , appellate courts established by law in the territory of the 
श्री संजीत मोहंती , अधिवक्ता तथा शक्ति प्रसाद पांडा, अधिवक्ता को 

State of Sikkim . 
विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 

[ E. No. 11034/ 30/ 2009 -1S - VI (IV ) ] 
[ फा . सं. 11034/ 30 / 2009 - आई एस - VI (IV) ] 

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy . 
धर्मेन्द्र शर्मा , संयुक्त सचिव 

अधिसूचना 
NOTIFICATION 

नई दिल्ली , 11 जुलाई , 2012 
New Delhi , the 11th July , 2012 

का . आ . 1549( अ). – दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) 
S .O . 1547 (E ). - In exercise ofthe powers conferred की धारा 24 की उप - धारा ( 8 ) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण 
by sub - section ( 1 ) of Section 15 of the National . 

. अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 15 की 
Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008 ), read with sub 

उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , 
section (8 ) of Section 24 of the Code of CriminalProcedure , 

एतद्द्वारा , विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा 
1973 (2 of 1974 ), the Central Govemment hereby appoints 
Shri Deba Prasad Das, Advocate , Shri Santosh Kumar चलाए गए मामलों , उत्तर प्रदेश राज्य के भू - भाग में विधि द्वारा 
Mund, Advocate , Shri Sanjit Mohanty, Advocate and स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से 
Shri Shakti Prasad Panda, Advocate as Special Public संबंधित अपीलों , पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के 
Prosecutor( s) for conducting the cases instituted by the 

लिए श्री राकेश पाण्डेय , अधिवक्ता , श्री अरुण कुमार , अधिवक्ता, 
National Investigation Agency in the trial courts, appeals , 

श्री इन्द्रभूषण सिंह , अधिवक्ता, श्री अनुराग खन्ना, अधिवक्ता तथा 
revisions or other matters arising out of the case in 
revisional or appellate courts established by law in the 

श्री ललित कुमार सिंह , अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक 
territory of the State of Odisha. 

नियुक्त करती है । 
[ F. No. 11034/302009-IS - VI (IV )] 

[ फा. सं. 11034/ 30/ 2009 - आई एस - VI(IV)] 
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy. 

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 11th July, 2012 
S. O . 1549 (E ). — In exercise of the powers conferred 
by sub - section (1 ) of Section 15 of the National 
Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ), read with 
sub - section (8 ) of Section 24 of the Code of Criminal 
Procedure, 1973 (2 of 1974 ), the CentralGovernment hereby 
appoints Shri Rakesh Pandey, Advocate, ShriArun Kumar, 
Advocate , Shri Indra Bhushan Singh , Advocate , Shri 
Anurag Khanna , Advocate and Shri Lalit Kumar Singh , 
Advocate as Special Public Prosecutor(s ) for conducting 
the cases instituted by the National Investigation Agency 
in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising 
outof the case in revisional or appellate courts established 
by law in the territory of the State of Uttar Pradesh . 

[ E. No. 11034/ 30 /2009-IS - VI (IV)] 
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy. 

. अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 जुलाई , 2012 . 
का. आ. 1550 ( अ), -- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2 ) 
की धारा 24 की उप - धारा ( 8 ) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण 
अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 15 की 
उप- धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , 
एतद्द्वारा , विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा 
चलाए गए मामलों, उत्तराखंड राज्य के भू- भाग में विधि द्वारा स्थापित 
पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित 
अपीलों , पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री 
बलजीत सिंह , अधिवक्ता तथा श्री अरविन्द वशिष्ठ , अधिवक्ता को 
विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 
__ [ फा . सं. 11034/30/2009 - आई एस - VI (IV) ] 

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 11th July , 2012 
S .O . 1550 (E ). — In exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1 ) of Section 15 of the National 
Investigation Agency Act , 2008 ( 34 of 2008), read with 
sub -section ( 8 ) of Section 24 of the Code of Criminal 
Procedure , 1973 (2 of 1974 ), the Central Governmenthereby 
appoints Shri Baljeet Singh , Advocate and Shri Arvind 
Vashishth as Special Public Prosecutor (s) for conducting 
the cases instituted by the National Investigation Agency 
in the trial courts , appeals, revisions or other matters arising 
out of the case in revisional or appellate courts established 
by law in the territory ofthe State of Uttarakhand . . 

[ F. No . 11034 /30/2009-IS - VI (IV )] 
DHARMENDRA SHARMA, Jt . Secy. 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 11 जुलाई, 2012 
का . आ . 1551( ). - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2 ) 
की धारा 24 की उप - धारा ( 8 ) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण 
अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 15 की 


उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , 
एतद्द्वारा , विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा 
चलाए गए मामलों , पुडुचेरी राज्य के भू - भाग में विधि द्वारा स्थापित 
पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित 
अपीलों , पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री 
टी . तिरूनावोकरासो , अधिवक्ता तथा श्री जी मोहन कीर्ति कुमार , 
अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 
[ फा . सं. 11034/ 30 / 2009 - आई एस - VI (IV ) ] 

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 11th July , 2012 
S . O . 1551( E ). - In exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1 ) of Section 15 of the National 
Investigation Agency Act, 2008 ( 34 of 2008 ), read with sub 
section (8 ) of Section 24 of the Code ofCriminal Procedure , 
1973 (2 of 1974 ), the CentralGoverment hereby appoints 
Shri T. Tirounavocarassou , Advocate and Shri G .Mohan 
KeerthiKumar, Advocate as Special Public Prosecutor( s ) 
for conducting the cases instituted by the National 
Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions 
or other matters arising out of the case in revisional or 
appellate courts established by law in the territory of the 
State of Puducherry . 

[ E No. 11034/ 30 / 2009-IS- VI (IV )] 
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy. 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 11 जुलाई , 2012 
का . आ . 1552 ( अ). दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 (1974 का 2 ) 
की धारा 24 की उप - धारा ( 8 ) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण 
अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 15 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , 
एतद्द्वारा , विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा 
चलाए गए मामलों, हिमाचल प्रदेश राज्य के भू - भाग में विधि द्वारा 
स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से 
संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के 
लिए श्री धर्मपाल चौहान, अधिवक्ता तथा श्री कश्मीर सिंह ठाकुर , 
अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 
[ फा . सं . 11034/30/ 2009 - आई एस - VI (IV ) ] 

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 11th July , 2012 
S. O . 1552 (E ). — In exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1 ) of Section 15 of the National 
Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008 ), read with sub 
section (8 ) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 
1973 ( 2 of 1974 ), the CentralGovernment hereby appoints 
Shri Dharampal Chauhan , Advocate and Shri Kashmir 
Singh Thakur, Advocate as Special Public Prosecutor (s ) 
for conducting the cases instituted by the National 
Investigation Agency in the trial courts , appeals , revisions 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 11th July , 2012 


or other matters arising out of the case in revisional or 
appellate courts established by law in the territory of the 
State ofHimachal Pradesh . 

[ E No. 11034/302009-IS- VI (IV)] 
DHARMENDRA SHARMA , Jt. Secy . 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 11 जुलाई , 2012 
का. आ . 1553 ( अ). - दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का 2 ) 
की धारा 24 की उप - धारा ( 8 ) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण 
अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 15 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , 
एतद्द्वारा , विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा 
चलाए गए मामलों, कर्नाटक राज्य के भू - भाग में विधि द्वारा स्थापित 
पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित 
अपीलों , पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए 
श्री सी . एच. जाधव , अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त 
करती है । 
[ फा. सं. 11034/ 30/ 2009 - आई एस - VI (IV)] 

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 11th July , 2012 
___ S. 0 . 1553 ( E ).- - In exercise of thepowers conferred 
by sub - section ( 1 ) of Section 15 of the National 
Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008 ), read with sub 
section (8 ) ofSection 24 of the Code ofCriminal Procedure, 
1973 (2 of 1974 ), the Central Govemment hereby appoints 
Shri C . H . Jadhav, Advocate as Special Public Prosecutor 
for conducting the cases instituted by the National 
Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions 
or other matters arising out of the case in revisional or 
appellate courts established by law in the territory of the 
State ofKarnataka . 

___ [ E No . 11034/ 302009-IS- VI (IV)] 
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy. 

- अधिसूचना 

नई दिल्ली , 11 जुलाई, 2012 
का. आ . 1554 ( अ). — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2 ) 
की धारा 24 की उप - धारा ( 8 ) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण 
अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 15 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , 
एतद्द्वारा, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा 
चलाए गए मामलों, मध्य प्रदेश राज्य के भू - भाग में विधि द्वारा 
स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से 
संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के 
लिए श्री सुभाष भट्टाचार्य, अधिवक्ता, श्री दीपेश जोशी , अधिवक्ता , 

श्री अजय गुप्ता, अधिवक्ता तथा श्री शशांक शेखर , अधिवक्ता को 
विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है । 
[ फा. सं. 11034/30/ 2009- आई एस - VI (IV) ] 

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव 


S. O . 1554 (E ). - In exercise of the powers conferred 
by sub - section (1 ) of Section 15 of the National 
Investigation Agency Act , 2008 ( 34 of 2008 ), read with sub 
section (8) ofSection 24 of the Code of Criminal Procedure, 
1973 (2 of 1974 ), the CentralGovernment hereby appoints 
Shri Subhash Bhattacharya, Advocate , Shri Deepesh Joshi, 
Advocate, Shri Ajay Gupta , Advocate and Shri Shashank - 
Shekhar , Advocate as Special Public Prosecutor(s) for 
conducting the cases instituted by the National 
Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions 
or other matters arising out of the case in revisional or 
appellate courts established by law in the territory of the 
State of Madhya Pradesh . 

[ E. No. 11034/302009-IS - VI (IV)] 
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy. 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 11 जुलाई, 2012 
का. आ . 1555( अ). — दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) 
की धारा 24 की उप - धारा ( 8 ) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण 
अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 15 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार , 
एतद्द्वारा , विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा 
चलाए गए मामलों , पंजाब राज्य के भू - भाग में विधि द्वारा स्थापित 
पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित 
अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए 
श्री हरदीप सिंह ओबराय, अधिवक्ता, श्री विनय झिंगन , अधिवक्ता 
तथा श्री सुखदीप सिंह संधु, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक 
नियुक्त करती है । 
[ फा. सं. 11034/30/ 2009- आई एस - VI (IV) ] 

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 11th July, 2012 
S . 0 . 1555 ( E ). -- In exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1 ) of Section 15 of the National 
Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008 ), read withi 
sub -section (8 ) of Section 24 of the Code of Criminal 
Procedure , 1973 (2 of 1974 ), the CentralGovernmenthereby 
appoints Shri Hardip Singh Oberoi, Advocate, Shri Vinay 
Jhingan , Advocate and Shri Sukhdeep Singh Sandhu , 
Advocate as Special Public Prosecutor(s ) for conducting 
the cases instituted by the National Investigation Agency 
in the trial courts, appeals, revisions or other matters arising 
out of the case in revisional or appellate courts established 
by law in the territory of the State of Punjab . 

[ E. No. 11034/30/ 2009-IS- VI (IV ) ] 
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy. 


[ भाग 1 - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 11th July , 2012 


अधिसूचना 
__ नई दिल्ली, 11 जुलाई , 2012 
का. आ. 1556 ( अ) ---दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) 
की धारा 24 की उप - धारा ( 8 ) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण 
अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 15 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , 
एतद्द्वारा, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा 
चलाए गए मामलों, तमिलनाडु राज्य के भू- भाग में विधि द्वारा स्थापित 
पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित 
अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए 
श्री एन . चन्द्रशेखर , अधिवक्ता तथा श्री सी. एस. एस. पिल्लै उर्फ 
सास्ता सिवातानु पिल्लई, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक 
नियुक्त करती है । 
. [ फा . सं. 11034 / 30/2009 - आई एस - VI (IV) ] 

. धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव 


S . O . 1556 ( E ). - In exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1) of Section 15 of the National 
Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008 ), read with sub 
section (8 ) ofSection 24 of the Code of Criminal Procedure , 
1973 (2 of 1974 ), the CentralGovernmenthereby appoints 
Shri N: Chandraseker, Advocate and ShriC. S . S . Pillai @ 
Sastha Sivathanu Pillai, Advocate as Special Public 
Prosecutor (s) for conducting thie cases instituted by the 
National Investigation Agency in the trial courts , appeals , 
revisions or other matters arising out of the case in 
revisional or appellate courts established by law in the 
territory of the State of Tamilnadu . 


[ E. No. 11034/ 30/ 2009 -1S - VIIV ) ] 


DHARMENDRA SHARMA, Jt . Secy. 


२६५५61712- - 2 


Prinled by the Manager , Government of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


